निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 38 


1 आश्विन 1937 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

23 सितम्बर 2015 ( ई 0 ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग-1 –नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-2 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
विधेयक , 

उक्त विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

बी 0 ए 0, बी ० एससी 0, एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप 0- इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग -7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1 -ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग-9 विज्ञापन 


भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


3-3 


भाग -3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 

और उच्च न्यायालय के आदेश , 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 


भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग -9- ख -निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि। 


4-4 


पूरक 


भाग-4 बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


5-6 


2 


बिहार गजट , 23 सितम्बर 2015 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


आयुक्त का कार्यालय, कोशी प्रमण्डल , सहरसा 


कार्यालय आदेश 


27 अगस्त 2015 


सं ० 13-07 / 2014-2196 / सा ० प्र ० — श्री रणजीत कुमार, वरीय उप समाहर्ता, सहरसा को बिहार सेवा संहिता 
नियम 227 (1) 230 एवं 248 के अन्तर्गत दिनांक 22.06.2014 से 15.07.2014 तक कुल 24 ( चौबीस) दिनों का उपार्जित 
अवकाश औपबंधिक रूप से स्वीकृत । 

प्रस्ताव पर प्रमंडलीय आयुक्त , कोशी प्रमंडल , सहरसा का अनुमोदन प्राप्त है । 
( संचिका सं०-13-07 / 2014 टि ० पृ ० सं ० 11 टी ० दिनांक 17.08.205 ) 

आदेश से, 
( ह ० ) अस्पष्ट , आयुक्त के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 27-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 23 सितम्बर 2015 


3 


भाग -2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , 

आदेश , अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


, 


Ñ f k fo Hkkx 


अधिसूचना 

9 सितम्बर 2015 
Ho 4 / 5of Tomo > 76 / 2015–4590 / 150_fcgj & Ink fo ofo | ks ] | cº do yi 4 % 4 s v | ku 
LohŇr ml ku egkfo | ky ; ujul jk l rh Muky Uh k ml lu egkfo | ky ; ** 794 À 3aferrata forGIAT 

2. इस महाविद्यालय से संबंधित सभी पत्राचार Muky thk m ku egko] ky ; ** के नाम से किये जायेंगे । 
3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प / परिपत्र / आदेश / अधिसूचना एवं राज्यादेश तदनुसार संशोधित समझे 


-- 


जायेंगे । 


- 


4. विभागीय प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक 18.08.2015 की बैठक में प्राप्त है । संचिका संख्या -4 / 
कृ ० शि ० को०-76 / 2015 के 2 / टि 0 पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संधारित है । 

fog kj & jkT ; i ky d svinski $ 

ket hflg, संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 27-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


4 


बिहार गजट , 23 सितम्बर 2015 


भाग -9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं , न्यायालय , सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


No. 1207 — I, Sanchay , s/o Sanjay Kumar , Flat 406 , Ramdutt Ashram Apartment, Sadhnapuri, 
Gardanibagh , Patna vide Affidavit No. 7406 dated 07.06.2013 will be known as Sanchay Srivastava. 


SANCHAY . 


No. 1224 - I, Raj Kumar Gupta, S/ o Late Madan Kishore Prasad R/ o Seeta Sharan Lane , 
Mithapur, Patna on behalf of my daughter, have changed the name of my daughter from Shubham to 
ShubhamShree W / o Dr. Gaurav Kumar vide affidavit no.8586 dated 9.6.2015 . 


RAJ KUMAR GUPTA . 


No. 1225 - I, Raj Kumar Gupta, S/ O Late Madan Kishore Prasad , R/ o Seeta Sharan Lane , 
Mithapur, Patna on behalf ofmy son , have changed the name of my son from Abhishek to Abhishek 
Gupta vide affidavit no.8585 dated 9.6.2015 . 


RAJ KUMAR GUPTA . 


No. 1226— I, Atul S /O Arun Kumar Pathak R /O Rental Flat No-02 , Kankarbagh Colony, Patna 
-800020 hereby solemnly affirm and declare that now I have added title with my name as Pathak so from 
further I will be known as Atul Pathak instead of Atul for all purpose by Affi.no - 861 dated 03/03/2015 . 

ATUL . 


No. 1227 - I, Anshu D / O Arun Kumar Pathak R/ O Rental Flat No -02, Near Panch Shiv Mandir, 
Kankarbagh Colony, Patna -800020 hereby solemnly affirm and declare that now I have added title with 
myname as Pathak so from further I will be known as Anshu Pathak instead of Anshu for all purpose by 
Affi.no - 864 dated 03/03/2015 . 


ANSHU. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 27-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 23 सितम्बर 2015 


5 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


f k{ kk fo Hkkx 


अधिसूचना 

9 सितम्बर 2015 
सं 0 3 / मु01-12 / 09-841— श्री मुरलीधर पाण्डेय, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक , पाकुड़ सम्प्रति निलंबित के 
विरूद्ध उनके जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड़ के पदस्थापन काल में बिना वरीयता , विभागीय नियम और बिना स्थापना समिति 
के अनुमोदन के शिक्षकों को स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित वेतनमान की स्वीकृति देने , श्री अमीन हेम्ब्रम शिक्षक को सेवा निवृति 
के तीन साल बाद की तिथि से द्वितीय काल बद्ध प्रोन्नति देने , अनियमित रूप से शिक्षकों को प्रवर कोटि में प्रोन्नति देना, 
मैट्रिक प्रशिक्षित / अप्रशिक्षित इकाई ( वेतनमान 580-860 / 535-765 ) के विरूद्ध नियुक्त शिक्षकों को इण्टर प्रशिक्षित वेतनमान 
(680–968 / -) की स्वीकृति देना , 12 वर्ष तक एक ही वेतन मान में कार्यरत रहने के आधार पर वरीय वेतनमान की त्रुटि 
पूर्ण स्वीकृति के फलस्वरूप वेतनादि मद में लाखों रूपये की गलत निकासी होना, जॉच कार्य में असहयोगात्मक प्रवृति रखने 
इत्यादि से संबंधी गठित आरोप एवं इन्ही आरोपों के लिए दर्ज निगरानी थाना कांड सं0-05 / 03 एंव 06/03 दिनांक 04.02. 
2003 के आधार पर मानव संसाधन विकास विभाग , झारखण्ड रॉची के संकल्प सं0-3732 दिनांक 23.12.2003 द्वारा श्री 
पाण्डेय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी । 

2. सम्वर्ग आवंटन के क्रम में श्री पाण्डेय की सेवा बिहार राज्य को सौपी गयी । झारखण्ड सरकार द्वारा श्री पाण्डेय 
के विरूद्ध संचालित विभागीय, कार्यवाही के जॉच प्रतिवेदन पर निर्णय लेने हेतु मंतव्य सहित आवश्यक अभिलेख बिहार 
सरकार को उपलब्ध करायी गयी । विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में प्रमाणित 
आरोपों के आधार पर पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा जवाब को अस्वीकृत करते हुए सरकार के नियमानुसार विभागीय 
अधिसूचना सं0-375 दिनांक 20.05.2009 द्वारा श्री पाण्डेय को सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड निरूपित किया गया । 

3. उक्त अधिसूचना के विरूद्ध श्री पाण्डेय द्वारा याचिका सी 0 डब्ल्यू0 जे0 सी 0 सं0-10420 / 09 माननीय उच्च 
न्यायालय, पटना में दायर की गयी । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.07.2011 को पारित न्यायादेश के आलोक में 
अधिरोपित दण्ड को विभागीय अधिसूचना संख्या -908 दिनांक 06.09.2011 द्वारा निरस्त किया गया तथा श्री पाण्डेय द्वारा 
समर्पित योगदान को अधिसूचना आदेश संख्या -908 दिनांक 06.09.2011 द्वारा स्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (5) के अंतर्गत विभागीय अधिसूचना सं0-908 दिनांक 06.09 . 
2011 द्वारा श्री पाण्डेय को निलंबित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के 
नियम -17 (5 ) के तहत संकल्प संख्या -916 दिनांक 12.09.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी । उक्त विभागीय 
कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में श्री पाण्डेय के विरूद्ध गठित सभी छ: आरोपों को प्रमाणित पाया 
गया है । 


6 


बिहार गजट , 23 सितम्बर 2015 


6. प्रमाणित आरोपों के लिए श्री पाण्डेय से कारण पृच्छा की गयी । प्राप्त कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य नहीं 
दिया गया वरन् उन्हीं तथ्यों को दुहराया गया है जो उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के समय प्रस्तुत किया गया 
था , जिसे खारिज करते हुए आरोपों को प्रमाणित पाया गया है । 

7. प्रमाणित आरोपों के लिए श्री पाण्डेय को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्तावित दण्ड पर माननीय विभागीय मंत्री 
का अनुमोदन प्राप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त प्रस्तावित दण्ड पर बिहार लोक सेवा 
आयोग की सहमति प्राप्त की गयी । 

श्री पाण्डेय को सेवा से बर्खास्त करने के दण्ड प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गयी । 

9. वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री मुरलीधर पाण्डेय , तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड़ सम्प्रति - निलंबित को 
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियमावली -2005 के नियम -14 ( X ) के तहत अधिसूचना निर्गत होने 
की तिथि से सेवा से बर्खास्त ( Dismiss ) किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र राम , निदेशक ( प्रशासन )-सह - अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 27-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


